निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 माघ 1932 ( श O ) 
पटना, सोमवार , 7 फरवरी 2011 


( सं o पटना 31 ) 


सं ० 3 ए - 2 - वे ० पु० (भत्ता) -12 / 09-1089 

वित्त विभाग 


संकल्प 


7 फरवरी 2011 
विषय :- मुख्य मंत्री/पूर्व मुख्य मंत्री की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त विशेष सुरक्षा ग्रुप के कर्मियों को विशेष 


भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में । 


बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2000 की कंडिका नियम 


5-5 (क) द्वारा माननीय मुख्य मंत्री एवं पूर्व मुख्य मंत्री की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त विशेष सुरक्षा ग्रुप के 


कर्मियों को मूल वेतन का 12.5 प्रतिशत, अधिकतम 1000 रु 0 विशेष भत्ता का प्रावधान है । 


गृह विभाग द्वारा अन्य राज्यों यथा छत्तीसगढ़ , उत्तर प्रदेश , गुजरात , उत्तराखंड आदि में इस वर्ग 


को स्वीकृत विशेष भत्ता की तुलनात्मक विवरणी संलग्न करते हुए इस राज्य के विशेष सुरक्षा ग्रुप के 


कर्मियों को देय विशेष भत्ता को बढ़ाकर मूल वेतन का 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । 

सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री/ पूर्व मुख्य मंत्री की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त 


विशेष सुरक्षा ग्रुप के पदाधिकारियों/ कर्मियों को विशेष भत्ता के रूप में मूल वेतन का 30 प्रतिशत , 


अधिकतम 2500 रु 0 प्रतिमाह स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 फरवरी 2011 
2. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 31-571 + 500 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


